पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 19 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2024--वैशाख 20, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 मार्च 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. Free भा.प्र.से. (1991), अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार, अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थाई रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, व्यापम एवं अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक 
शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, वन 


विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, अध्यक्ष व्यापम को केवल अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, अध्यक्ष, व्यापम के अतिरिक्त 
प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


317 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


318 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


3. श्री भुवनेश यादव भा.प्र.से. (2006), सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, समाज कल्याण विभाग के 
पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, निःशक्‍्तजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005), सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा 
अतिरिक्त प्रभार सचिव, परिवहन विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग, आयुक्त, Pas, आयुक्त, परिवहन विभाग केवल सचिव, समाज 
कल्याण विभाग तथा आयुक्त, नि:शक्‍तजन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


4. श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009 ), विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध 
संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता 


है. 


5. श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), विशेष सचिव, कृषि विभाग को उनके कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, कृषि का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


6. श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष 
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


te श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012 ), सचिव, लोक सेवा आयोग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ महानिरीक्षक, पंजीयन 
एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


8. श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ 
संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


9, श्री सुधाकर खलखो, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, माटीकला 
बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री सुधाकर खलखो द्वारा प्रबंध संचालक, माटीकला बोर्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 12 के तहत प्रबंध संचालक, माटीकला बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


10. श्री विनीत नंदनवार भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. 
बेवरेजेस AGRA के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य 
शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन के असंवर्गीय पद को 
प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


11. श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), संचालक, कृषि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्वच्छ भारत 
मिशन-ग्रामीण के पद पर पदस्थ करता है. 


श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य 
शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 12 के तहत संचालक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा 
एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


12. श्रीमती रोक्तिमा यादव, भा.प्र.से. (2016), संचालक, समाज कल्याण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, योजना, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 319 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजय कुमार अलंग, भा.प्र.से. (2004), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर 
को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


3. श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. (2008), सचिव, वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, बजट, aya, उच्च शिक्षा, मिशन संचालक, 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को केवल सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. 
शेष प्रभार यथावत रहेगा. 


4. श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), संचालक, नगरीय प्रशासन विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, गृह निर्माण 
मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मुकेश कुमार बंसल, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मार्च 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस 
राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के पद पर 
पदस्थ करते हुए पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (2005) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने पर अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी एवं पंजीयन 
को छोड़कर) तथा अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर, डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), 
सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
कार्पोरेशन (CGRIDC) केवल सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर, 
श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं 
पंजीयन को छोड़कर) विभाग केवल सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


3. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार, अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति, सचिव, योजना, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं 
उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सचिव, बीस सूत्रीय 
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


4. श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006 ), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से आगमी आदेश पर्यन्त सचिव, 
मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है. 
5, श्री मोहम्मद HR अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक स्वास्थ्य 


यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


320 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


गृह (सी-अनुभाग) विभाग 
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2024 
विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2024 का सूचना तथा कार्यक्रम 
क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2024.--छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2024, दिनांक 05 अगस्त 2024 से दिनांक 13 अगस्त, 2024 तक रायपुर/दुर्ग/ 
बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुकतों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्‍्तों 


को उपलब्ध करायें. 


सोमवार, दिनांक 05-08-2024 


= प्रश्न पत्र समय 
(1) (2) (3) 


1. प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


2. प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


3. प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों प्रात: 10.00 बजे से 
के लिये दोपहर 01.00 बजे तक. 


4. प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों 
के लिये 


5. प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59. Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


सोमवार, दिनांक 05-08-2024 


6. द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक दोपहर 02.00 बजे से 
पंजीयकों के लिये. शाम 05.00 बजे तक. 


8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60... Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)’, ऊर्जा विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 


321 


मंगलवार, दिनांक 06-08-2024 


(1) 


(2) 


(3) 


61. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-बी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-सी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये 


Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)’, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


62. 


67. 


मंगलवार, दिनांक 06-08-2024 


दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व विभाग, 
भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों 
सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 
प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


322 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 
बुधवार, दिनांक 07-08-2024 
(1) (2) (3) 
20. तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), 
सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 
21. प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
22. प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
23. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 
24. प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 
63. Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 
68. तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 
बुधवार, दिनांक 07-08-2024 
25. प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
26. प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 
27. प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए. 
28. दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
29. तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) बन क्षेत्रपालों के लिये. 
दोपहर 02.00 बजे से 
30. प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के ), पंचायत विभाग के अधिकारियों शाम 05.00 बजे तक. 
के लिये. 
31. चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 
32. प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
64... Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 
69. चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक 


संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 


323 


गुरुवार, दिनांक 08-08-2024 


(1) 


(2) 


(3) 


33. 


34. 


35; 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


41. 


42. 


43. 


44. 


गुरुवार, दिनांक 08-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


शुक्रवार दिनांक 09-08-2024 शनिवार दिनांक 10-08-2024 एवं रविवार दिनांक 11-08-2024 को शासकीय अवकाश 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


सोमवार, दिनांक 12-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के ), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के ), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


324 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 


[ भाग 1 


(1) 


(2) 


(3) 


50. 


65. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रश्नपत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा visa) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, 
तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, 
ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


S75 


सोमवार, दिनांक 12-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी 
संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन.जाति) विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


58. 


मंगलवार, दिनांक 13-08-2024 


प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के 
अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है. 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 


कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 325 


4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1क्‍15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में 
भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2024 तक भेजेंगे. 
जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार 
की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5, समस्त परीक्षा केन्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. 


6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा hes में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अरूण देव गौतम, सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024 
क्रमांक एफ 01-01/2024/10- भा.व.से.-- राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2021 बैच के निम्नलिखित प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों को क्षेत्रीय 


उप वनमण्डल में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उप वनमण्डलाधिकारी के पद पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में दर्शाए गए वनमण्डलों 
में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 


श्री अभिनव कुमार 
प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी 


माचकोट परिक्षेत्र वनममण्डल 
बस्तर 


उप वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर 
वनमण्डल, बिलासपुर 


2: श्री अक्षय दिनकर भोसले, उदयपुर परिक्षेत्र वममण्डल उप वनमण्डलाधिकारी, कसडोल 
प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी सरगुजा वनमण्डल बलौदाबाजार 

3. श्री हिमांशु डोंगरे, पसरखेत परिक्षेत्र वममण्डल उप वनमण्डलाधिकारी, राजिम 
प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी कोरबा वनमण्डल गरियाबंद 

4. श्री नीरज, माकड़ी परिक्षेत्र वममण्डल उप वनमण्डलाधिकारी, मनेन््रगढ़ 
प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल मनेन््रगढ़ 

5. श्री निखिल अग्रवाल, सोनाखान परिक्षेत्र वममण्डल उप वनमण्डलाधिकारी, जशपुर 
प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल जशपुर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव. 


326 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 23 फरवरी 2024 


क्रमांक 15/अ-82/2020-21.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-कांसाबेल 
(ग) नगर/ग्राम-जुमईकेला 
(A) लगभग क्षेत्रफल-2.546 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 
274/3 0.006 
273 0.006 
2711 0.008 
270/1 0.008 
267/7 0.004 
267/3 0.004 
267/2 0.004 
267/5 0.004 
267/4 0.004 
267/8 0.004 
267/9 0.004 
267/10 0.002 
267/1 0.004 
632 0.002 
631 0.006 
276 0.052 
630 0.004 
628/1 0.004 
628/2 0.004 


626 0.004 


(1) 


619/1 
619/6 
619/4 
619/5 
619/2 
616 
612 
611/2 
611/1 
606 
607 
353/4 
354 
385 
363/2 
363/3 
364 
361 
384 
421 
389/8 
428 
427 
403 
418 
422 
420 
416/1 
416/2 
419 
2917/1 
291/2 
292 
283 
290 
293 
289 
524/1 
524/5 
285/2 
281 
274/1 
275 
277/1 
277/2 
277/3 
284 


(2) 


0.004 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.004 
0.008 
0.008 
0.008 
0.008 
0.008 
0.121 
0.081 
0.024 
0.040 
0.020 
0.053 
0.130 
0.024 
0.008 
0.006 
0.024 
0.276 
0.004 
0.143 
0.138 
0.068 
0.028 
0.040 
0.018 
0.097 
0.097 
0.093 
0.012 
0.020 
0.008 
0.114 
0.138 
0.008 
0.121 
0.109 
0.097 
0.056 
0.040 
0.040 
0.040 
0.004 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 327 


(1) (2) 

266 0.006 

265 0.006 
योग 69 2.546 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जुमईकेला- 
छुरीटोली मार्ग निर्माण के भू-अर्जन प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 28 मार्च 2024 


क्रमांक/2251/भू-अर्जन/कले./2024/07/अ-82/2019- 
20.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज 
(ख) तहसील-राजपुर 
(ग) नगर/ग्राम-धन्धापुर, प.ह.नं. 21 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.417 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
23/31 0.243 
23/32 0.101 
213/16 0.073 
योग 03 0.417 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अम्बिकापुर- 
धंधापुर-करसी मार्ग पर महान नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच 
मार्ग निर्माण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रिमिजियुस Wend, कलेक्टर एवं पदेन संयु. सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन, (मण्डी) बोर्ड 
“सरदार ATHY भाई पटेल भवन”, सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, AA रायपुर 


रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2024 


क्रमांक/बी-4/1/भारसाधक समिति/32(2)/2023-24/8448.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/भारसाधक समिति/32( 2 )/2023- 
24/6102-6103 रायपुर दिनांक 15-12-2023 में दर्शित नाम श्री डी. एम. भारद्वाज, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला-जांजगीर चांपा के स्थान 
पर श्री डी. एन. भारद्वाज, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला-जांजगीर चांपा पढ़ा जावें. 


महेन्द्र सिंह wait, 
संचालक. 


328 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


कार्यालय कलेक्टर ( भू-अभिलेख शाखा) जिला-सक्ती (छ.ग.) 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 1/अ.भू अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-15/2023/सात-4/अटल नगर दिनांक 31- 
07-2023 के अनुसार सकती जिले के जैजैपुर एवं नया बाराद्वार तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील भोथिया के गठन के 
फलस्वरूप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील भोथिया के अंतर्गत पटवारी seni एवं राजस्व निरीक्षक 
मंडलों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 


धौराभांठा 


barat ae 
छितापण्डरिया 

दर्रामाठा तलवा मा 

दर्राभांठा दर्राभांठा Raa 

रायपुरा रायपुरा a 

ae 
रायपुरा सिरली 

gainer a 

verte | ae | 


अकलसरा केकराभाठ 
खम्हरिया खम्हरिया 


oe लोहराकोट 
ie see 


regia 
कल 
भोथीडीह 
हि 
| 2 ग्राम | | 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 329 


आमापाली 
— आमापाली 
या 
आमापाली 
हरदी 
बोईरडीह 


i 


भोथिया भोथिया 


दी Eval 
मलनी 
सलनी 


~ 
ft 

oy 

g 


डॉगिया डोंगिया 


_ लेदर | संदरस 


सलनी मुरलीकीह 
सलनी 
JENIN = 
कलमीडीहड कलमीडीह 
खजुरानी खम्हारडीह 


50 
| 
4 


खजुरानी खजुरानी 


a 
महायोग | ae 02 | 02 36 ग्राम 26 पंचायत 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 2/अ. भू. अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-21/2022/सात-4/अटल नगर दिनांक 28- 
12-2022 के अनुसार सकती जिले के जैजैपुर तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील हसौद के गठन के फलस्वरूप छ.ग. भू- 
राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, 
कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील हसौद के अंतर्गत पटवारी seat एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न 
सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 


GEA. एवं मुख्यालय 
का नाम 


330 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


o a 
9 | बोइरडीह 

भातमाहूल बोइरडीह 
+ aaa ee 
बरेकेलखुर्द 
देवरघटा a 
बहागुडरू देवरघटा 
गुंजियाबोड़ गुंजियाबोड़ 
देवरघटा 
16 लालमाटी 
a लालमाटी 
बरदुली बरदुली 
बरदुली तुमीडीह 8 
हरेककला 
on ai 
Btls हरेठीखुर्द 
घोराडीपा 3 
= Fae 


ia योग रा.नि.मं. कटराबोड़ 26 ग्राम 


हिल किकिरदा 

कह 1 करी | करती [| 

nee 

2 

— 

i 
हसौद 


% 


os 
नगारीडीह नगारीडह |. | 


ane परसदा परसदा 
बरेकेल कला बरेकेल कला 


योग ah wae ve ere 


महायोग:-- 15 Sep 34 ग्राम पंचायत 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 331 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक ३/अ. भू. अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-15/2023/सात-4/अटल नगर दिनांक 
31-07-2023 के अनुसार सकती जिले के जैजैपुर एवं नया बाराद्वार तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील भोथिया के गठन के 
फलस्वरूप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील जैजैपुर के अंतर्गत पटवारी seal एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों 
का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


aera पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 
तह > 
UP. का नाम Ba. एवं मुख्यालय 2 
का नाम =a ग्राम का नाम ग्राम पंचायत का नाम Re 
का नाम 
पा आना Se आल का मानना es जाया! 


we 3 
ee क्रम [_] 
eas Lat 

ran 


बावनबोडी 


कांशीगढ़ 
झकहाडीह (विरान ग्राम) pane 


ne Snare * 
i 

a 
ab 
q 

| 4 e 
a| |a|a 
aA 


_ करमनडीह कल 


करमनडीह 


[__/ 
1 ge | न 
a 

taign wh 


1 ward 
योगः- 8 ग्राम पचायत 
1 नगर पचायत 


332 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 4/अ. भू अ./प.ह.नं.पुन./2024.--एतद्द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 को धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 
105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील सकती के 
अंतर्गत पटवारी Seal एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


का स्वरूप 
तहसील का नाम प.ह.न. एवं मुख्यालय का ग्राम पंचायत का 
a ग्राम का नाम 


ऋषमतीर्थ 
रैनखोल ऋषमभतीर्थ 
सलिहाभांठा 
ऋषमभतीर्थ बासिनपाठ 
घुईचुंवा 
बुढ़नपुर घुईचुंवा 
| नवागांव | 
बरपालीकला 
खर्रीपारा 
बरपालीकला = 
mi i गहरीनमुड़ा 


पतेरापालीकला 
पतेरापालीकला 
पतेरापालीकला 
मोहगांव हक 
घोघरा 


अचानकपुर 


4 


अचानकपुर 
सकती RT खैरा बासीन 


a 


we _| 


जामपाली 


असौंदा 
जामपाली 


ढोलनार 


देवरमाल देवरमाल aa 
ao nid 


nN 
~ 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 333 


4 

4 
— 
= 
Led 


ae ae ee 
जाजंग जाजंग 


w 
Oo 


3 


(3 
hp] > 


3 


७ 


बैलाचुंवा 

15584 बैलाचुंवा 
पाली 

जगदल्ली 
जुड़गा 

अंजोरीपाली जुड़गा 
पनारी 


जोंगरा a 
जोंगरा 


wo] ow 
rs 


5 


wo 
o 


37 
38 


39 चमरवाह 


39 ग्राम 16 पचायत 


तेंन्दुटोहा तेंन्दुटोहा 
ager 


तेंन्दुटोहा पतेरापालीखुर्द 
रींवापाली पतेरापालीखुर्द 
कर्रापाली 


Tar 
आमापाली 
सकरेलीकला 
eee पुजेरीपाली आमापाली 
भेड़ापाली 
dis बगबुड़वा 
जेठा 


योग रा.नि.मं..जांजग 8 Bop 


A 


ian} 


on 
oO 


fo) 0) oO 1n oO ul oe a छा 10 & pK जे 
न्न्ऊ 
So 


| नेवापाराखुर्द 


नन्दौरकला 
नन्दौरकला नन्दौरकला 
नन्दौरखुर्द 
306५2 जेठा 
भक्तुडेरा 
ला भदरीपाली 
जेठा भदरीपाली 
॥ परसदाकला 
परसदाकला 
साजाडेरा 


पोरथा पोरथा 
पोरथा हरेठी 
WIT ह॒ 23 
सिपाहीमुड़ा 


gl 


334 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


नवापाराकला 
सपनईपाली 


30 ग्राम 18 पंचायत 


1 
a 


परसदाखुर्द मरकामगोढ़ी मरकामगोढ़ी aa 
कान्दानारा कान्दानारा 0५ sf 


केरीबन्धा केरीबन्धा || 
nr ste (a 
अर्जुनी 
=a 
तहसील सकती महायोग 25 Ep 90 ग्राम Ae ae aS 
1 नगर पालिका 


| 18 | सोठी 
बोइरडीह बोइरडीह ऐ 
कह बोइरडीह 
73 गौरमुड़ा 
74 eet | | 
75 
76 
7 
: J 
ab ae lew Lo 
: boa! 
अमलडीहा Seeley ve 
: iar 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 335 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 5/अ. भू. अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-15/2023/सात-4/अटल नगर दिनांक 
31-07-2023 के अनुसार सकती जिले के जैजैपुर एवं नया बाराद्वार तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील भोथिया के गठन के 
फलस्वरूप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं 
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील नया बाराद्वार के अंतर्गत पटवारी seal एवं राजस्व निरीक्षक 
मंडलों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 


तहसील का हि 
UPA. का नाम | wer. एवं मुख्यालय 
ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत का नाम pes 


न 
ra = 

eT ECE 
ee 
otc? ane aa 
खुषरीटार = 

जा ( _ 
oa 
ee [oo 
a | सदशी [_ 
a ee 
ea 

| लहंगा. .| | लहंगा | 
= a 
a 
wart | 


eet 
खुटादरहा 
खुंटादरहा sree 

ce | आदि [_ 


[7 ret का | wot | ee | 
[1० [सकरेली (व) | सकरेली थ) | सकरेली ) | 
Pa निया बाराद्वार | नया बाराद्धार | an नया बारक्वर |_| 
| ५ | enn [sates | बल नए 

oe 


नया बाराद्वार| नया बाराद्वार 


nN _ — = 


336 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


योग नयाबाराद्दवार रा.नि.म. 
महायोग 25 ग्राम पंचायत 
1 नगर पचायत 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 6/अ. भू अ./प.ह.नं.पुन./2024.--एतद्द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 
105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील मालखरौदा के 
अंतर्गत पटवारी Seal एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 


a तहसील का नाम | रा.नि.मं. का नाम | प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम पंचायत का 
का aH ग्राम का नाम रिमार्क 


a हि बज 
4 | आमनदूला 
ail as 
ae ae a 1 
a शिया! 
हज कलमी | हित | eel 
मोहतरा 
a aa ane 
a 
| | alll eae el ‘aca | [| 
| ५ | मालखरौदा | मालखरौदा जम a La 
संतगढ 

= 
cc | फ्लर | 7 
i a 
43 

चारपारा चारपारा 

रक्त | कक || 

चारपारा 
|. अल | | | 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 3 


(3 
~ 


मालखरीदा 


जमगहन 


किरकार 


किरारी 


बड़ेमुड़पार 


सिंघरा सिंघरा सिंघरा 
36 परसाडीह 


योग:--मालखरौदा रा.नि.पमं. 10 Beh 28 ग्राम a 


चांटीपाली 
41 | चांटीपाली बेल्हाडीह 


2 


NM [NO TR TRH >> THN TN TNR Js f= 
“N [७3 Fa JR oO Fw Ja [>> [oO |00 


Pe toe [oe [x 
| 4 
| gp हि | 
4 4 q 
“> qj at 
way] 2 al , 1 
all a] op} ते। all ol Sl] ५५ 
ah | all a] Sl al] & 
क। 4 की कै सह ay a 
all a} ay A 
oH 


कुरदा 
क्रदा 
मालखरौदा छपोरा के id 
करदा 
Bes नवापारा नवापारा 


बिलाईगढ़ बरभांठा 
छपोरा छपोरा 
बरभांठा बरमभांठा 


a ja fen | + fa [a few Jw | Ja [ar (७ fo fo fw Jo fw fw fw fw jw fr 
6 lo IN |छ la TR [७ [we [= Jo Jo | IN [DO Ja [KR [oO [wy Ja [Ss ०७०9 


oO 


माहूलद्वीप माहूलद्वीप 
हु बिक 


338 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 7/अ.भू अ./प.ह.नं.पुन./2024.--एतद्द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 
105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील SSK के 
अंतर्गत पटवारी Seal एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 


क्र 
a 


(S| 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 339 


है. की है | 

| 4 
2] AD) a | 62 
AL 
Me 
ai! ap] cal 
a] aL 
Ht 


A | 4. 


22 ग्राम 


अड़भार नगर पंचायत 
बड़े पडरमुड़ा बड़े पडरमुड़ा 
कड़े पडा a 
[seta 
[_ बड़जागर 
10 | सारसकेला 
11 भाटा 
परसा परसा 
a 
करापाली 
12| लीमगांव aan 
संजारी (विरान ग्राम) ५४७५2 
अड़भार अड़भार 
दारीमुड़ा 
नगर पंचायत 
हरदी हरदी अड़भार 
at 
| कबोकरेल | 
न 1५ | सपिया 
|41 | बोकरेल 
| छउतीना !' 
फगुरु 
15 | wa 
tare | > dT 
pee = eta 
16 डासागर ue 
et 


योग:- सकर्रा रा.नि.मं. 


= 
w 


फगुरम फगुरम 


कुलबा कुलबा 


9 Bop 28 ग्राम 


35 ग्राम पंचायत 
16 Ben 50 ग्राम St ees 
4 नगर पंचायत 


i योगः- अडभार रा.नि.मं. 


तहसील अड़मार महायोग 


340 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 8/अ.भू अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-43/2022/सात-4/अटल नगर दिनांक 
19-06-2023 के अनुसार सकती जिले के डभरा तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील चन्द्रपुर के गठन के फलस्वरूप छ.ग. भू- 
राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, 
कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील SAT के अंतर्गत पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न 
सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


तहसील रा.नि.म. प.ह.न. एवं मुख्यालय 
का नाम जाओ 2218 3 ग्राम का नाम । ग्राम पंचायत का नाम रिमार्क 
का नाम 
fat 2 | 3 | 4 | 5 | 6६ | 
घिवरा 
घिवरा 
धोबनीपाली 
लटियाडीह 
चुरतेली लटियाडीह 
कीड़िया 


ee Ng 
ec 
E सिंघीतराई 

कठर्रापाली 

ee 
ie a ll 

ee करतुगा 

डभरा 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 
ae 
ae  करक्श | 


रामभांठा रामभांठा 
गोबरा गोबरा 
गोबरा Saari 
फहीपा 


कांसा कांसा 
12 कांसा कटेकोनी छोटे 


2 


race 
Mb 
J 
3p 


2 
23 
24 


26 


(23 
24 
28 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 341 


लत कंवली कंवली 
कंवली 
बाड़ादरहा बाड़ादरहा 
oe 


अकोलजमोरा 


केनापाली बांधापाली के 
बांधापाली 


14 | कबारीपाली 
wea 
बघौद 


बघौद 


शंकरपाली शंकरपाली 
ढेंकनाभांठा सराइपाली 


18 ग्राम 


कटेकोनी बड़े कटेकोनी बड़े 


ठाकुरपाली 
सेमराडीह ठाकुरपाली 
हरवीडीह 


डभरा नगर पंचायत डमरा 


कंवलाझर ; 
कंवलाझर 

झनकपुर 

सूखापाली सूखापाली 


सिरियागढ़ 
सिरियागढ़ 


माजरकुद 
खुरघटी 


| 
al 
2b 


342 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


a 
उपनी 
भेड़ीकोना 
- भेड़ीकोना 
27 | भेड़ीकोना 
पुटीडीह 
पुटीडीह 
ce 


7 


S$ la 


—_ 
~“ 


रेड़ा खरकेना खरकेना 


उपनी 
= योग डभरा 08 हल्के 22 ग्राम 
छूछूभांठा छुछभांठा 
किरारी किरारी 


उपनी 
ee क्ञा०7 


हू 


किरारी धौराभांठा 
धौराभांठा 

गांडामोर 
सकराली सकराली सकराली 


जवाली 
ser 

बगरेल 
ae 
one 

समन्‍्दा 
ह 
ean 
san ae 
cane 
ae ieee 

Eee 


डभरा सपोस 


: 


EI 


and 65 ग्राम पंचायत 
तहसील डभरा महायोग 86 ग्राम | 


; 
4 
0 
4 
थे 
| 
a 


ket 
an 
a, 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 343 


सकती, दिनांक 15 मार्च 2024 


क्रमांक 9#/अ. भू. अ./प.ह.नं.पुन./2024.--छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-43/2022/सात-4/अटल नगर दिनांक 
19-06-2023 के अनुसार सकती जिले के डभरा तहसील को पुनर्गठित कर नवीन तहसील चन्द्रपुर के गठन के फलस्वरूप छ.ग. भू- 
राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) एवं धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अमृत विकास तोपनो, 
कलेक्टर सकती एतद्द्वारा जिला-सक्ती के तहसील SKI के अंतर्गत पटवारी seal एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन निम्न 
सूची में दर्शाये अनुसार अधिसूचित करता हूं :-- 


पुनर्गठित हल्का बंदी का स्वरूप 
रा.नि.म. | प.ह.न. एवं मुख्यालय । 
का ता ग्राम का नाम [ग्राम पंचायत का नाम 


गिरगिरा बिलाईगढ़ (सि.) बिलाईगढ़ (सि.) 
दी 
अमलीपाली 
पुरेनातेली 
अमलीपाली पुजेरीपाली बिलाईगढ़ (सि.) 
बिनौधा 
हैं 
ara 
aie [ged 
1333 सुरसी 


रिमार्क 


गिरगिरा 


कि 


12 
| | चन्द्रपुर | अमलडीहा 


Poe | ० || 


अमलडीहा 
अमलीडीहा 
राधापुर 
अमलडीहा 3 
खोरसिया परसापाली 
पेण्डरवा पेण्डरवा 


4 


_ = _ 
N ay a 


डोमनपुर 
डोमनपुर 
= aor 


बोरसी 
Rat 
AST 

a 


परसापाली परसापाली 


| थ्ग्राम | ग्राम 


nN i] nN 
ow th = 


योग अमलडीहा रा.नि.मं. 


कुल 06 हल्के 


344 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


| 6 [| 


| 
es 


गोपालपुर बरहागुड़ा बरहागुड़ा 


31 
7 | चन्द्रपुर | चन्द्रपुर 
33 


बिरहाभाठा 


अमृत विकास तोपनो, 
कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 12th March 2024 


No. 266/Confdl./2024/II-2-1/2024.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and are posted 
on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) 
from the date they assume charge of their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (0) 
1. Shri Sanjeev Kumar Tamak, Durg Durg Durg Special Judge under 
I Additional District & S.C. & S.T. (PA.) 


Sessions Judge. Act. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 345 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Shri Jaideep Garg, Judge, Raipur Korba Korba Special Judge under 
Commercial Court S.C. & 8.1. (P.A.) Act. 
(District Level) 

3. Shri Pankaj Kumar Sinha, Bemetara Raipur Raipur Special Judge under 
I Additional District and S.C. & S.T. (P.A.) Act. 


Sessions Judge. 


4. Shri Manoj Kumar Singh Ambikapur Ambikapur Ambikapur Special Judge under 
Thakur, I Additional District S.C. & S.T. (P.A.) Act. 
& Sessions Judge. 


Bilaspur, the 28th March 2024 


No. 313/Confdl./2024/II-2-90/2001 (Part-IV).—Shri Virender, Member of Higher Judicial Service and pres- 
ently posted as VI Additional District and Sessions Judge, Raigarh is transferred and appointed as Officer-on-Special 
Duty in the establishment of this High Court for a period of three months only from the date he assumes charge of his 
office. He shall render his services as Member of the Editorial Board under the e-Law Reports Committee. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
SUDHIR KUMAR, Registrar General. 


बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2024 


क्रमांक 121/दो-2-12/2008.--श्री भुनेश्वर राम, पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) दिनांक 
29-02-2024 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 249 (दो सौ 
उनचास ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/ 
PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


बलराम प्रसाद वर्मा, 
रजिस्ट्रार जनरल. 


बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2024 


क्रमांक 103/दो-3-30/2007.--श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
18-10-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


346 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 मई 2024 [ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 21 मार्च 2024 


क्रमांक 112/दो-3-7/2018.--श्री गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ( छ.ग. ) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
29-02-2024 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


